रजिस्ट्री सं डी - एल० - 33004/ 97 


REGD. NO. D . L.- 33004/ 97 


Mila 


सत्यमेव जयत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग - खण्ड 1 
PART 1- - Section 1 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 27 ] 
No. 271 


नई दिल्ली , मंगलवार, फरवरी 18 , 1997 / माघ 29 , 1918 
NEW DELHI, TUESDAY , FEBRUARY 18 , 1997 /MAGHA 29 , 1918 


- 


- - 


श्रम मंत्रालय 
( केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड ) 


संकल्प 
नई दिल्ली, 18 फरवरी , 1997 


सं० यू - 23013 / 13 / 96 -- श्रम, क . - ठेका श्रम ( विनियमन और उत्पादन ) अधिनियम , 1970 ( 1970 का 37 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड अणुशक्तिनगर, आणविक ऊर्जाविभाग, तुरभे, मुम्बई के प्रतिष्ठान में ठेका श्रम के उत्पादन के प्रश्न 
पर विचार करने के लिए एतद्वारा एक समिति गठित करता है । 


2. समिति का संघटन और उसके विचारार्थविषय इस प्रकार होंगे : 
( क ) श्री एन. सेथुरमन, संयुक्त महासचित्र , 

-~- सदस्य 
एन . एफ . आई. आर., कृते दक्षिण रेलवे कर्मचारी संघ, 

यूनिटी हाऊस , 2 मैन रोड, पेरममबूर, चेन्नई-~- 600011 
( ख ) श्री डी . बी . मोदी, क्षेत्रीय प्रबंधक , 

सदस्य 
लारसेन एंड टुब्रो लि ., ई. सी . सी. कन्स्ट्रक्शन ग्रुप, सोमदत्त चेम्बर नं . 1, 3 , 

भीकाजी कामा प्लेस , नई दिल्ली - 110066 
( ग ) उप मुख्य श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ) 

सदस्य - संयोजक 
मुम्बई । 
3. समिति के विचारार्थविषय निम्नानुसार होंगे : 

" अणुशक्तिनगर और मंडला नगर क्षेत्र व अणुक्तिनगर, आणविक ऊर्जा विभाग, तुरभे, मुम्बई के प्रतिष्ठान में भूदृष्य, बागवानी , 
पेड़ लगाने और पर्यावरण रखरखाव के कार्यों में ठेका श्रम पद्धति के कार्यकरण का अध्ययन करना और ठेका श्रम ( विनियमन 

और उत्पादन ) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए यह सिफारिश करना कि क्या अणुशक्तिनगर और 
मंडला नगर क्षेत्र व अणुशक्तिनगर, आणविक ऊर्जा विभाग, तुरभे , मुम्बई के प्रतिष्ठान में भूदृष्य , बागवानी, पेड़ लगाने और 
पर्यावरण रख -रखाव के कार्यों में ठेका श्रम के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया जाना चाहिए अथवा नहीं " । 

(1 ) 


103 GI / 97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PARS I.- S . 1] 


- 


- 


4. समिति का मुख्यालय मुम्बई होगा । समिति दो माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी । 


[ . ] -- 23013 / 13 /96 - . ] 
अरविन्द रिसबुड , निदेशक / सचिव, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड 


MINISTRY OF LABOUR 
(Central Advisory Contract Labour Board ) 

RESOLUTION 


New Delhi, the 18th February, 1997 


No. U - 23013 /13/ 96 -LW . - In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation 
and Abolition ) Act, 1970 (37 of 1970 ), the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitute a Committee to go 
into the question of the abolition of contract labour in the establishment of Anushaktinagar Department of Atomic 
Energy , Turbha, Mumbai. 


2 . 


The composition of the Committee and its terms of reference will be as under : 
(i) Shri N . Sethuraman , JointGeneral Secretary , 

- Member 
N . F. I. R ., C /o Southern Railway, Employces Sangh , Unity House, 

2 , Main Road , Permumbur, Chennai-600011. 
( ii ) Shru D . B .Mody, Regional Manager, Larsen and Toubro Limited , 

- Member 
ECC , Construction Group , Som Dutt, Chamber No. 1, 3 , Bhikaji Kama 

Place, New Delhi- 110066 , 
( iii) Deputy Chief Labour Commissioner (C ),Mumbai. 

-- -Member- Convenor 
The terms of reference of the Committee would be as follows: 
" To study the working of contract labour system in the jobs/works of landscaping horticulture , tree planting 
and environmental inaintenance in the establishment of Anushaktinagar and Mandala Township Department 
of Atomic Energy , Turbhe ,Mumbai, and to make suitable recommendations whether or not the employment 
of contract labour in the jobs/works of landscaping , horticulture , tree planting and environmentalmainte 
nance in the establishment of Anushaktinagar and Mandala Township , Department of Atomic Energy, 
Turbhe ,Mumbai be prohibited keeping in view the provisions of Section 10 of the Contract Labour (Regu 
lation and Abolition ) Act, 1970 " . 


4 . 


The Headquarter of the Committee will be at Mumbai. The Committee will submit its report within two 
months. 


(No. U - 23013 / 13 / 96 -LW ] 
ARVIND RISBUD , Director/Secy , Central Advisory Contract Labour Board 


Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Dellu - 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 - - 1997 


